निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 कार्तिक 1942 ( श ० ) 
(सं 0 पटना 891 ) पटना , शुक्रवार , 13 नवम्बर 2020 

सं ० ओथ 01 / 2020-2430 / रा ० स ० ( 1 ) 

राज्यपाल सचिवालय, बिहार 


प्रेषक , 


चैतन्य प्रसाद, 


राज्यपाल के प्रधान सचिव । 


सेवा में , 


मुख्य सचिव, 


बिहार, पटना । 
प्रधान सचिव, 
संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना । 
प्रधान सचिव, 
मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना । 
सचिव, 
बिहार विधान परिषद , बिहार, पटना । 
सचिव, 
बिहार विधान सभा , बिहार , पटना । 

दिनांक 13 नवम्बर 2020 
विषय : षोडश बिहार विधान सभा के विधटन के संबंध में । 
महोदय, 

उपर्युक्त विषयक राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक 13 नवम्बर 2020 की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 
माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रेषित अनुशंसा पर विचारोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय संविधान की 
अनुच्छेद -174 (2)(बी) के आलोक में बिहार विधान सभा को भंग करने का आदेश देने की कृपा की गयी है । महामहिम 
द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है । 
यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है । 

विश्वासभाजन , 

चैतन्य प्रसाद, 
राज्यपाल के प्रधान सचिव । 


2 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 नवम्बर 2020 


Governor of Bihar 

The 13th November 2020 
In exercise of the powers conferred on me by sub - clause (b ) of clause ( 2 ) 
of Article 174 of the Constitution of India , I , Phagu Chauhan , Governor of 
Bihar, hereby dissolve the Bihar Legislative Assembly with effect from 
13.11.2020 . 

PHAGU CHAUHAN , 
Governor of Bihar. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 891-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


